सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन , 1940 ( श०) 


संख्या- 931 राँची, सोमवार 


1 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर , 2018 


संख्या - परि०वि० ( विविध)- 21 / 2015/919 -- झारखण्ड सरकार , CCL एवं IRCON के 
बीच कोयला प्रक्षेत्रों में नये रेल परियोजनाओं के निर्माण हेतु क्रमशः 10 : 64 : 26 के 
हिस्सेदारी के अनुसार एक कम्पनी Jharkhand Central Railway Limited ( JCRL) का गठन 
किया गया है । उक्त कम्पनी के निदेशक मण्डल में पूर्व में श्री मुरली मनोहर प्रसाद, 
तत्कालीन संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार की ओर 
से निदेशक के रूप में नामित किया गया था । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 अक्टूबर , 2018 
श्री मुरली मनोहर प्रसाद के स्थानांतरण के पश्चात् झारखण्ड सरकार की ओर 
से निदेशक के रूप में श्री शेखर जमुआर, संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची को 
नामित किया जाता है । 


एतद् संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/ अधिसूचना इस हद तक संशोधित 
समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


परवेज इब्राहिमी, 

उप सचिव, 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 931 -- 50 


